रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 3589 ] 
No. 3589 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . - 22092021-229872 
CG - DL - E - 22092021-229872 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 22 , 2021 / भाद्र 31 , 1943 

NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 22 , 2021 / BHADRA 31 , 1943 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2021 

- 

का.आ. 3913 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 
3 , उप – खण्ड ( ii ) , तारीख 11 , मई 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक 
का . आ . 1845 ( अ ) तारीख 11 , मई 2021 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) , द्वारा उक्त अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात व औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना 
अर्थात् , ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , रख- रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों 
अर्थात् , अमर उजाला और दैनिक जागरण में तारीख 16 जून , 2021 को प्रकाशित किया गया था ; 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है तथा तद्नुसार आदेश 
पारित कर दिए गए हैं , 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 

5348 GI / 2021 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


2 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए कानपुर देहात व 
औरैया जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने 
वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


जिले कानपुर देहात और औरैया 

जिले का नाम : कानपुर देहात 


क्र . 

सं . 


तहसील 

का नाम 


( 1 ) ( डेरापुर ) 


जिले का नाम : औरैया 


ग्राम 
का नाम 


गाटा भूमि 
सं . 

का 
प्रकार 

( परजनी ) 143 निजी कृषि 0.0990 


( 1 ) ( औरैया सदर ) ( केंजरी ) ) 618 निजी 


भूमि की 

प्रकृति 


650 मि 0 निजी 


कृषि 


कृषि 


क्षेत्रफल 

हेक्टेअर 

में 


652 निजी कृषि 


भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


अनिल कुमार , अशोक कुमार , अजय कुमार , 
अरूण कुमार पुत्रगण शिव नरायन । 


प्रदीप कुमार , अश्वनी कुमार पुत्रगण ललित 
किशोर , अरूण कुमार मिश्रा , अरविन्द 
कुमार मिश्रा पुत्रगण स्व ० सत्य प्रकाश , 
श्रीमती उर्मिला देवी मिश्रा पत्नी स्व ० सत्य 
प्रकाश , आलोक कुमार पुत्र अनिल कुमार , 
कु ० पारूल पुत्री अनिल कुमार , श्रीमती 
मीरा पत्नी स्व 0 अनिल कुमार , संजय , 
0.1320 | दीपक मिश्रा पुत्रगण स्व 0 ज्ञान प्रकाश , 
श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व ० ज्ञान प्रकाश , 
जय प्रकाश , श्री प्रकाश पुत्रगण शिवगनेश , 
शुभम उर्फ सीनियर मिश्रा पुत्र मनोज 
कुमार , शकुन उर्फ जूनियर मिश्रा पुत्र 
मनोज कुमार , कु ० श्रृंखला उर्फ चंचल पुत्री 
मनोज कुमार , श्रीमती सुमनलता पत्नी स्व ० 
मनोज कुमार | 


0.1034 


अनिल कुमार , अरूण कुमार , अरविन्द 
कुमार पुत्रगण हरवंश कुमार , श्रीमती उमा 
देवी पत्नी राजकुमार , वीरेन्द्र कुमार पुत्र 
0.2280 कनौजीलाल , सिद्धार्थ पुत्र विमल कुमार , 
श्रीमती सीमा पत्नी स्व ० विमल कुमार , कु ० 
दिव्यानी , कु ० शिवानी पुत्रीगण स्व ० विमल 
कुमार । 


आलोक कुमार , आशीष कुमार पुत्रगण ओम 

प्रकाश । 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


653 


654 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी 


निजी 


656 निजी 


655 निजी कृषि 


657 निजी 


कृषि 


664 निजी 


कृषि 


962 निजी 


कृषि 


658 निजी कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0460 


0.0481 


बाबूराम पुत्र दुलारेलाल , गोविन्द नारायण 
पुत्र स्व ० रामशंकर , श्रीमती ज्योति पत्नी 
गोविन्द नारायण , शैलेन्द्र , जितेन्द्र , पुष्पेन्द्र 
0.0368 पुत्रगण रमेशचन्द्र , श्रीमती शिवकान्ती पत्नी 
स्व ० रमेशचन्द्र , सुरेशचन्द्र ब्रजेशचन्द्र 
पुत्रगण गया प्रसाद , संतोष कुमार , अशोक 
कुमार पुत्रगण दर्शनलाल | । 
0.0625 | अशोक कुमार पुत्र दर्शनलाल | 


0.0450 


3 


रामकृष्ण , शिव प्रकाश पुत्रगण रामसनेही , 
शिव कुमार , कृष्ण कुमार , विष्णु कुमार , 
गणेश कुमार पुत्रगण बालकृष्ण , श्रीमती 
रामजानकी पत्नी स्व ० बालकृष्ण | 


रामसेवक , रामचन्द्र पुत्रगण श्याम मनोहर , 
श्रीमती किशोरी देवी पत्नी बालकिशन , 
सुरेशचन्द्र पुत्र गोपी , विद्यावती बेवा गोपी , 
मैथलीशरण , अरविन्द कुमार , मनोज कुमार 
पुत्रगण शिव नरायन , वेद कुमारी बेवा शिव 
नरायन , प्रताप नरायन , नेकराम , रामदास 
पुत्रगण प्यारेलाल , छोटेलाल , शिवचरन 
पुत्रगण गबडू , रामसेवक पुत्र श्याम मनोहर , 
श्रीमती गुलाबकुंवर / शिवपाल सिंह पत्नी 
रामगुलाम । 


गंगाराम पुत्र बनवारी , रीतेश कुमार , रतनेश 
कुमार , अनुज कुमार पुत्रगण बालकराम , 
श्रीमती रजनी देवी पत्नी स्व ० बालकराम , 
छन्नू , छंगा पुत्रगण बनवारी , राजाराम , 
लल्लू पुत्रगण नरायन , सुख देवी पत्नी 
लल्लू , श्याम कुमार पुत्र स्व ० पीतम , श्रीमती 
सियादुलारी पत्नी स्व ० पीतम , भिम्बलाल 
पुत्र बद्री , मुकुट बिहारी पुत्र बद्री । 


0.0100 | लक्ष्मी नरायन पुत्र महावीर | 


रामशंकर पुत्र दुलारेलाल , कुंअर बहादुर 
पुत्र शिव प्रसाद , संतोष कुमार , अशोक 
0.0200 | कुमार पुत्रगण दर्शनलाल , रामकिशोर , 
श्यामकिशोर , बृजकिशोर , शिवकिशोर 
पुत्रगण बाबूराम | 


विमला देवी पत्नी अखिलेश कुमार , उपेन्द्र 
सिंह , हरजेन्द्र सिंह , योगेन्द्र सिंह पुत्रगण 


0.0600 राजपूत सिंह , शिशुपाल सिंह , श्रीपाल सिंह , 
इन्द्रपाल सिंह पुत्रगण रामश्री , श्रीकृष्ण पुत्र 
ललई , श्रीमती रामबेटी पत्नी जोर सिंह । 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


651 निजी 


कृषि 


MINISTRY OF RAILWAY 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

बाबूराम पुत्र दुलारेलाल , गोविन्द नरायन 
पुत्र स्व ० रामशंकर , श्रीमती ज्योति पत्नी 
गोविन्द नरायन , संतोष कुमार , अशोक 
0.1240 | कुमार पुत्रगण दर्शनलाल , रामशंकर पुत्र 
दुलारेलाल , कुंअर बहादुर पुत्र शिव प्रसाद , 
रामकिशोर , श्यामकिशोर , ब्रजकिशोर , 
शिवकिशोर पुत्रगण बाबूराम । 


( RAILWAY BOARD ) 


[ फा . सं . 2021 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2218 ] 
ए.के. सिन्हा , कार्यकारी निदेशक ( भू . एवं सु . और स्टे.वि. ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 21th September , 2021 

S.O. 3913 ( E ) .— Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ) , number , S.O. 1845 ( E ) , dated the 11th May , 2021 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part 
II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 11th May , 2021 ( hereinafter referred to as the said notification ) and issued 
under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , 
the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said 
notification for the purpose of execution , maintenance , management and operation of Special Railway Project namely , 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat and Auraiya in the State of Uttar Pradesh ; 


Name of District - Kanpur Dehat 

S1 . Name of the 
No. Taluka 

( 1 ) 

( 2 ) 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers namely , Amar Ujala 
and Dainik Jagran dated the 16th June , 2021 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act ; 


And whereas , no objection has been received and the same has been considered by the competent authority 
and accordingly orders have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


DISTRICTS : KANPUR DEHAT AND AURAIYA 


Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 

SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired with or without structures for the Special Railway Project namely , 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat and Auraiya in the State of 
Uttar Pradesh . 


Name of 

Survey Type 
the village number 

( 3 ) 

( 4 ) 


( 5 ) 


Nature 


( 6 ) 


Area in 
hectares 


Name of the land owner / 
interested persons 


( 8 ) 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


( 1 ) 


( Derapur ) ( Parjani ) 


143 Private Agricultural 0.0990 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of District - Auraiya 

( 1 ) ( Auraiya Sadar ) ( Kenjari ) 618 Private Agricultural 


650 


652 


Private 


Private 


Agricultural 


Agricultural 


0.1320 


5 


Anil Kumar , Ashok Kumar , Ajay 
Kumar , Arun Kumar S / o Shiv 
Narayan . 


653 Private Agricultural 0.0460 


Pradeep Kumar , Ashwani Kumar 
S / o Lalit Kishor , Arun Kumar 
Mishra , Arvind Kumar Mishra 
S / o Late Satya Prakash , Smt . 
Urmila Devi Mishra W / o Late 
Satya Prakash , Alok Kumar S / o 
Anil Kumar , Ku . Parul D / o Anil 
Kumar , Smt . Meera W / o Late 
Anil Kumar , Sanjay , Deepak 
Mishra S / o Late Gyan Prakash , 
Smt . Asha Devi W / o Late Gyan 
Prakash , Jay Prakash , Shri . 
Prakash S / o Shiv Ganesh , 
Shubham Alias Senior Mishra 
S / o Manoj Kumar , Shakun Alias 
Junior Mishra S / o Manoj Kumar , 
Ku . Shrankhala Alias Chanchal 
D / o Manoj Kumar , Smt . Suman 
Lata W / o Late Manoj Kumar . 


0.2280 Anil Kumar , Arun Kumar , 
Arvind Kumar S / o Harvansh 
Kumar , Smt . Uma Devi W / o Raj 
Kumar , Virendra Kumar S / o 
Kanauji Lal , Siddharth S / o 
Vimal Kumar , Smt . Seema W / o 
Late Vimal Kumar , Ku . Divyani , 
Ku . Shiwani D / o Vimal Kumar . 


0.1034 Alok Kumar , Ashish Kumar S / o 
Om Prakash . 


Ram Krishna , Shiv Prakash S / o 
Ram Sanehi , Shiv Kumar , 
Krishna Kumar , Vishnu Kumar , 
Ganesh Kumar S / o Bal Krishna , 
Smt . Ram Janki W / o Late Bal 
Krishna . 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


654 


655 


656 


657 


Private Agricultural 0.0368 


Private Agricultural 0.0625 

Private Agricultural 0.0481 


Private 


Agricultural 


0.0450 


658 

Private Agricultural 0.0100 

664 Private Agricultural 0.0200 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Baburam S / o Dulare Lal , 
Gowind Narayan S / o Late Ram 
Shankar , Smt . Jyoti W / o Gowind 
Narayan , Shailendra , Jitendra , 
Pushpendra S / o Ramesh 
Chandra , Smt . Shivkanti W / o 
Late Ramesh Chandra , Suresh 
Chandra , Brijesh Chandra S / o 
Gaya Prasad , Santosh Kumar , 
Ashok Kumar S / o Darshan Lal . 


Ashok Kumar S / o Darshan Lal . 


Ram Sewak , Ram Chandra S / o 
Shyam Manohar , Smt . Kishori 
Devi W / o Bal Kishan , Suresh 
Chandra S / o Gopi , Vidhyawati 
Bewa Gopi , Maithlisharan , 
Arvind Kumar , Manoj Kumar 
S / o Shiv Narayan , Ved Kumari 
Bewa Shiv Narayan , Pratap 
Narayan , Nekram , Ramdas S / o 
Pyare Lal . Chhote Lal . 
Shivcharan S / o Gabdu , Ram 
Sewak S / o Shyam Manohar , 
Smt . Gulab Kuwar / Shivpal 
Singh W / o Ram Gulam . 


Gangaram S / o Banwari , Ritesh 
Kumar , Ratnesh Kumar , Anuj 
Kumar S / o Balakram , Smt . Rajni 
Devi W / o Late Balakram , 
Chhannu , Chhanga S / o Banwari , 
Rajaram , Lallu S / o Narayan , 
Sukh Devi W / o Lallu , Shyam 
Kumar S / o Late Pitam , Smt . Siya 
Dulari W / o Late Pitam , Bhimb 
Lal S / o Badri , Mukut Bihari S / o 
Badri . 


Laxmi Narayan S / o Mahaveer . 

Ram Shankar S / o Dulare Lal , 
Kuwar Bahadur S / o Shiv Prasad , 
Santosh Kumar , Ashok Kumar 
S / o Darshan Lal , Ram Kishor , 
Shyam Kishor , Braj Kishor , Shiv 
Kishor S / o Baburam . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


962 


651 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Pvrivate Agricultural 


Private 


0.0600 


Agricultural 0.1240 


Vimla Devi W / o Akhilesh 
Kumar , Upendra Singh , 
Harjendra Singh , Yogendra 
Singh S / o Rajpoot Singh , 
Shishupal Singh , Shripal Singh , 
Indrapal Singh S / o Ramshri , Shri 
Krishna S / o Lalai , Smt . Ram 
Beti W / o Jor Singh . 


7 


Baburam S / o Dulare Lal , 
Gowind Narayan S / o Late Ram 
Shankar , Smt . Jyoti W / o Gowind 
Narayan , Santosh Kumar , Ashok 
Kumar S / o Darshan Lal , Ram 
Shankar S / o Dulare Lal , Kuwar 
Bahadur S / o Shiv Prasad , Ram 
Kishor , Shyam Kishor , Braj 
Kishor , Shiv Kishor S / o 
Baburam . 


[ F. No. 2021 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2218 ] 

A.K. SINHA , Executive Director ( L & A and SD ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 


and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

2021.09.22 22:10:53 + 05'30 ' 


